सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 अग्रहायण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1007 राँची, गुरुवार, 


5 दिसम्बर , 2019 ( ई ० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


4 दिसम्बर , 2019 


संख्या-11/ जनगणना ( समिति गठन )-01/ 2019-4761/ रा., -- भारत के महारजिस्ट्रार एवं 
जनगणना आयुक्त , गृह मंत्रालय , भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या -9 /7/2019- CD 
( Cen) दिनांक -05.04.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में भारत की जनगणना-2021 के सफल 
संचालन हेतु सचिव , राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को राज्य समन्वयक 
( जनगणना) नामित किया जाता है । 

डी 0 के 0 तिवारी, 


, 


मुख्य सचिव, 


झारखण्ड 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1007 


50 


